HE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


13 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 12 राँची , शुक्रवार, 


3 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
2 जनवरी, 2020 


प्रदत्त 


संख्या-2/ राज.स्था. शक्ति 

ACIADM) -55 / 19-07/ रा .- 

उपायुक्त , 
सरायकेला- खरसावाँ के पत्रांक -1735, दिनांक -06.09.2019 के आलोक में छोटानागपुर 
काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-3 ( viii ) (ए) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल 
उक्त अधिनियम की धारा, 46 , 71 ( ए) तथा 215 ( 5) के अंतर्गत श्री सुबोध कुमार , 
अपर उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ को सरायकेला- खरसावाँ जिलान्तर्गत राजस्व 
न्यायालय के वादों का निष्पादन हेतु उपायुक्त की शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 3 जनवरी , 2020 
शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी, जिला के उपायुक्त तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य निर्वहन करेंगे। 

श्री 

कुमार के स्थानांतरण अथवा अपर उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के नियमित 
पदस्थापन होने तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 12 -- 50 


